रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


: 


1 


: 
: 


.. -- 

.. :..! -: 

:.I. 


-11 


- 
: 


- - 


- 


- - 


P 


. 


. 


. 


सामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 23 , 2014 / पौष 2 , 1936 
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23 , 2014 /PAUSHA 2 , 1936 


सं . 2617 ] 
No. 2617 ] 


Nee 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग) 

आदेश 

नई दिल्ली , 23 दिसम्बर, 2014 
का . आ . 3254( अ). - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश , 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात : - 
1. ( 1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंत्रण ) पांचवां संशोधन आदेश , 2014 है । 
( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश , 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल आदेश कहा गया है ) में 
खंड 14 के उपखंड ( 2) में , पैरा ( ख ) में , शब्द और अक्षर “ फार्म ड . ", के स्थान पर “ फार्म घ " शब्द और अक्षर रखा जाएगा ; 

खंड 15 के उपखंड ( 2) में , शब्द और अक्षर “ फार्म छ ", के स्थान पर “ फार्म च " शब्द और अक्षर रखा जाएगा ; 
( iii ) खंड 28 के उपखंड 1 में - 

(क ) पैरा (ख क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा अर्थात् : 
" परन्तु यह कि निरीक्षक फार्म ञ में दो प्रतियों में नमूना ब्यौरे तैयार करेंगे और इसकी प्रति उस डीलर या उसके प्रतिनिधि को देगा जिससे 
नमूना लिया गया है "; 

( ख ) पैरा ( ख ख ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात : 

" परन्तु यह कि निरीक्षक फार्म त्र में दो प्रतियों में नमूना ब्यौरे तैयार करेंगे और इसकी प्रति उस डीलर या उसके प्रतिनिधि को देगा 
जिससे नमूना लिया गया है " ; 

( ग) पैरा ( ख ग) के पश्चात् निम्नलिखित अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्थात : 
“ परन्तु यह कि निरीक्षक फार्म त्र में दो प्रतियों में नमूना ब्यौरे तैयार करेंगे और इसकी प्रति उस डीलर या उसके प्रतिनिधि को देगा जिससे 
नमूना लिया गया है "; 
(iv ) खंड 30 के उपखंड ( 1 ) में , शब्द , अक्षर और अंक " फार्म ट1 " के स्थान पर शब्द और अक्षर " फार्म ट " रखा जाएगा ; 
3. मूल आदेश में - 


5058 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


|| 


C 


फार्म क 1 , के लिए निम्नलिखित फार्म रखा जाएगा, अर्थात : 

“संप्रतीक 
प्रारूप " क 1 " 

सूचना ज्ञापन 

रखंड 8 ( 2) देखिए 
__ 1 . आवेदन का ब्यौरा : 

( क ) आवेदक का नाम 
( ख ) समुत्थान का नाम 
( ग ) डाक पता , टेलीफोन नंबर सहित 
कारबर का स्थान ( कृपया पूरा पता लिखें ) 
(i) विक्रय के लिए 
(ii) भंडारण के लिए 
आवेदन पत्र किसके लिए है - 
विनिर्माता 

आयातकर्ता पूल हथालन अभिकरण 
थोक व्यवहारी 

खुदरा व्यवहारी 
( जो भी लागू हो , उस पर निशान लगाएं ) 
उर्वरक का ब्यौरा और प्रारूप ण * में उनके स्रोत 
उर्वरक का नाम 

क्या प्रारूप ण में स्रोत का प्रमाणपत्र संलग्न है ? 
(i) हां 

नहीं 
(ii) हां 

नहीं 
(iii) हां 

नहीं 
( जो भी लागू हो , उस पर निशान लगाएं ) 
5. मैंने बैंक/ खजाना में तारीख ............ ............. का चालान सं ........... 

. ........ द्वारा ..... 

............ रू . की 
रजिस्ट्रीकरण फीस जमा की है अथवा ...................मैं रजिस्ट्रीकरण फीस के मद ...... .............. पर देय ........ 
के पक्ष में तारीख............... को आहरित 

............... रूपए की तारीख........................ का मांगदेय ड्राफ्ट 
सं . ................ संलग्न करता हूं । 
6. क्या सूचना प्राधिकार पत्र के लिए अथवा उसके नवीकरण के लिए है ? (टिप्पण यदि सूचना प्राधिकार पत्र के नवीकरण के लिए 
है , तो उस पर आवश्यक , पृष्ठांकन के लिए प्रारूप क - 2 में पावती संलग्न की जानी चाहिए ) 
7 . अन्य कोई सुसंगत सूचना 

मैंने कोई सूचना ज्ञापन की प्रस्तुती के लिए पात्रता के निबंधन और शर्ते पढ़ ली हैं और मैं वचन देता हूं कि मेरे द्वारा इसे पूरा 
किया जाएगा और इसके प्रमाण स्वरूप मैंने इस पर हस्ताक्षर किया है और यह इसके साथ संलग्न है । 
तारीख : 
स्थान : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


आवेदक के हस्ताक्षर 

* यदि संख्या तीन से अधिक हो तो एक पृथक शीट संलग्न करें । 
प्राधिकार के निबंधन और शर्ते 
1 ) मैं उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश, 1985 के उपबंध तथा तत्समय प्रवृत उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं का पालन करूंगा । 
2) मैं विक्रय डिपो और विक्रय डिपो से संलग्न गोदामों के परिसरों में परिवर्तन के बारे में अधिसूचित प्राधिकारी को समय- समय पर 
रिपार्ट करूंगा । 
3) मैं राज्य सरकार द्वारा विहित की जाने वाली सभी विवरणियों को भी समय पर प्रस्तुत करूंगा । 

मैं औद्योगिक उपयोग के लिए उर्वरकों को नहीं बेचूंगा । 
5) मैं अलग से ससूचना ज्ञापन दाखिल करूंगा , जहां भंडारण केन्द्र अधिसूचित प्राधिकारी की अधिकारिता से बाहर हैं , जहां विक्रय 
डिपो अवस्थित हैं । 
6) मैं प्रत्येक स्थान के लिए अलग से सूचना ज्ञापन दाखिल करूंगा जब उर्वरक बेचने का कारोबार एक से अधिक स्थानों पर चलाने 
के लिए आशियत है । 


4 ) 


म आधा। 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7) यदि मैं खुदरा और थोक दोनों व्यवहारियों के रूप में उर्वरकों का कारोबार करता हूं तो मैं अलग से सूचना ज्ञापन फाइल करूंगा । 
8 ) मैं पुष्टि करता हूं कि मेरा रजिस्ट्रीकरण अथवा प्राधिकार का पूर्व प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द करने के अधीन है या उर्वरकों के 
बेचने से विर्विजत किया गया है । 
घोषणा 

मैं / हम घोषणा करता हं / करते हैं कि उपर दी गई सूचना मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और 
इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है अथवा किसी सारवान सूचना को छिपाया नहीं गया है । 


आवेदक ( आवेदकों) के हस्ताक्षर 


तारीख : 


स्थान : 


( ii) 


फार्म डी के लिए निम्नलिखित फार्म रखा जाएगा अर्थात : 


संप्रतीक 


प्रारूप घ 


( खंड 14(2), 14 (2) ख और 18 (1) देखिए। 
कार्बनिक उर्वरक / जैव उर्वरक या भौतिक/ दानेदार/ विशेष मिश्रण वाले उर्वरक 

के विनिर्माण के लिए प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन 


पत्र का प्रारूप 


सेवा में , 


रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी 


स्थान : 


राज्य 


आवेदक का पूरा नाम और पता - 


क्या आवेदक उर्वरक नियंत्रण आदेश , 1985 के खंड 14 के उप - खंड ( 1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित योग्यता रखता है 


क्या आवेदक नया व्यक्ति है ? ( हां या नहीं में लिखिए ) 


4 ) 


उस परिसर की अवस्थिति जहां कार्बनिक उर्वरक / जैव उर्वरक / भौतिक / दानेदार/विशेष मिश्रण तैयार किए जाएंगे - 


5 ) जिनके लिए प्रमाणपत्र अपेक्षित है उन उर्वरकों/ कार्बनिक उर्वरक / जैव उर्वरक के भौतिक/ दानेदार/विशेष मिश्रण के विर्निदेशनों 
के पूर्ण ब्यौरे और ऐसा मिश्रण तैयार करने में प्रयुक्त कच्चा माल 
6 ) किसी अन्य विनिर्माण प्रमाण -पत्र का पूरा ब्यौरा , यदि कोई हो , जिसे किसी अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी किया 
गया हो ; 


7) आवेदक कितने दिनों से उर्वरकों / कार्बनिक उर्वरक / जैव उर्वरक / सूक्ष्म पोषक तत्व वाले उर्वरकों के मिश्रण के भौतिक और 
दानेदार/विशेष मिश्रण तैयार करने के कारोबार में लगा हुआ है ? 


8 ) आवेदन की तारीख को मेरे हमारे पास उर्वरकों / कार्बनिक उर्वरकों /जैव उर्वरकों / भौतिक / दानेदार/विशेष मिश्रण/ सूक्ष्म पोषक 
तत्व वाले उर्वरकों के प्रत्येक की मात्रा तथा प्रत्येक के सामने नोट किए गए विभिन्न पते ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii ) ] 


9 ) (i) यदि आवेदक उर्वरकों के भौतिक /दानेदार /विशेष मिश्रणों/ सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त उर्वरकों / कार्बनिक उर्वरकों/ जैव उर्वरकों के 
मिश्रण बनाने का कारोबार कर रहा है तो प्रहस्तित ऐसे मिश्रणों की अवधि और स्थान जहां उर्वरकों को मिश्रित किया गया था , के सभी 
विवरण दें ; 


(ii) पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान प्रहस्तित किए गए भौतिक / दानेदार उर्वरक /विशेष मिश्रण/ कार्बनिक उर्वरक / जैव उर्वरक की मात्रा भी 
बताएं , 


10) यदि आवेदन नवीनीकरण के लिए है, तो संक्षिप्त में बताएं कि मूल प्रमाण -पत्र की वैधता की अवधि के अंदर ही पालन क्यों नहीं 
किया जा सका । 


11) 


उर्वरकों के विशेष मिश्रण की दशा में उर्वरकों के विशेष मिश्रण की अपेक्षा व्यक्तियों का नाम व पता ; 


घोषणा 


क ) 


मैं विहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण- पत्र फीस/ नवीकरण फीस जमा करा चुका हूं । 


ख ) मैं /हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका 
कोई भी भाग मिथ्या नहीं है । 
ग ) मैंने / हमने उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश , 1985 के परिशिष्ट के प्रारूप च में दिए गए विनिर्माण प्रमाण- पत्र के निबंधन और शर्तों को 
ध्यान पूर्वक पढ़ा है और मैं / हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं । 
घ ) मैं / हम घोषणा करता हूं/ करते हैं कि भौतिक /दानेदार/विशेष मिश्रण उर्वरक / कार्बनिक उर्वरक / जैव उर्वरक जिनके लिए विनिर्माण 
प्रमाण- पत्र का आवेदन किया गया है । मेरे हमारे अथवा उस व्यक्ति द्वारा जिनके पास राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की गई 
अर्हताएं हैं अथवा मेरे / हमारे निदेश , पर्यवेक्षण ओर नियंत्रण के अधीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति जो उच्च अर्हताएं रखता है द्वारा 
तैयार किया जाएगा । 
ड .) मैं /हम घोषणा/ करता हूं/करते हैं कि इस आदेश के अधीन , नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित प्रयोगशाला सुविधा मेरे/हमारे कब्जाधीन 


च ) उर्वरकों के विशेष मिश्रण की दशा में : 

मैं उर्वरकों के विशेष मिश्रण के क्रेता द्वारा दी गई मांग पर्ची की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूं । 


आवेदक का नाम और पता 


बड़े अक्षरों में : 


आवेदक का हस्ताक्षर : 


तारीख: 


स्थान: 


( iii ) फार्म ड . का लोप किया जाएगा ; 


(iv) फार्म च के लिए निम्नलिखित फार्म रखा जाएगा , अर्थात : 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


संप्रतीक 


प्रारूप च 


रखंड 15(2) और 18 (2) देखें) 


पुस्तक सं . 


प्रमाण - पत्र सं . 


जारी करने की तारीख... 


वैधता 


. ............ तक 


भौतिक/ दानेदार विशेष मिश्रण / कार्बनिक उर्वरक / 


जैव उर्वरक के संबंध में विनिर्माण प्रमाणपत्र 


...... (विनिर्माता का नाम ) को इस प्रमाणपत्र के निबंधन और शर्तों तथा उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश , 1985 के 
उपबंधों के अध्याधी रहते हुए निम्न विनिर्दिष्ट भौतिक / दानेदार/विशेष मिश्रण उर्वरक/ कार्बनिक उर्वरक / जैव उर्वरक के विनिर्माण के लिए 
प्रमाण- पत्र दिया जाता है । 


भौतिक/ दानेदार /विशेष मिश्रण उर्वरक / कार्बनिक उर्वरक / 
जैव उर्वरक की पूर्ण विशिष्टियां 


उन परिसरों का पूरा पता जहां उर्वरकों का मिश्रण या 
सूक्ष्म -पोषक उर्वरक कार्बनिक/ जैव उर्वरक तैयार किया 
जाएगा । 


तारीख 


रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी 


मुहर 


राज्य 


........... तक नवीकृत 


तारीख 


रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी 


मुहर 


राज्य 


इस प्रमाण-पत्र के निबंधन और शर्ते 


1 . इस प्रमाण - पत्र का धारक उस प्रधान परिसर के एक भाग में , जिसमें भौतिक/ दानेदार/विशेष मिश्रण उर्वरक / कार्बनिक 
उर्वरक/ जैव उर्वरक बनाने का कारबार किया जाता है, जो जनता के लिए किसी खुले सहजदृश्य स्थान पर , मूल प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करेगा 
और उसी रीति से ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रत्येक अन्य परिसर में भी , जहां वह कारबार चलाया जाता है प्रदर्शित करेगा । प्रमाणपत्र 
की प्रतियों की अपेक्षित संख्या, उनकी फीस के संदाय करने पर प्राप्त की जाएगी । 


2. इस प्रमाण- पत्र का धारक इसे उस परिसर में नहीं रखेगा , जहां वह भौतिक/दानेदार/विशेष मिश्रण उर्वरक / जैव उर्वरकों/ कार्बनिक 
उर्वरक के बनाने का कारबार चलाता है, जिसके संबंध में उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश , 1985 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त 
नहीं किया गया है । 


3. इस प्रमाण- पत्र का धारक उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश , 1985 और तत्समय प्रवृत उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना आदेश और 
निदेश के उपबंधों का अनुपालन करेगा । 


4 . प्रमाण- पत्र का धारक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रमाण- पत्र में विनिर्दिष्ट परिसर में या किसी नए परिसर में जिसमें वह 
भौतिक/ दानेदार/विशेष मिश्रण/ कार्बनिक उर्वरक / जैव उर्वरक बनाने का कारबार चलाता है कोई परिवर्तन होने पर तत्काल रिपार्ट करेगा 
और प्राधिकारी के सामने मूल प्रमाण- पत्र और उसकी प्रतियां प्रस्तुत करेगा ताकि उस प्राधिकारी द्वारा आवश्यक संशोधन किए जा सके । 


5 . इस प्रमाण- पत्र का धारक यह सुनिश्चित करेगा कि भौतिक / दानेदार/विशेष मिश्रण उर्वरक / कार्बनिक उर्वरक / जैव उर्वरक , जिनके 
संबंध में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण- पत्र अभिप्राप्त किया गया है, उसके द्वारा अथवा इस प्रकार की योग्यताएं जैसी कि समय- समय पर राज्य 
सरकार द्वारा विहित की जाएं रखने वाले व्यक्ति द्वारा अथवा धारक के निदेशन , पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन अथवा उक्त अर्हताएं 
रखने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ [ PART II — SEC . 3 (ii ) ] 


6. प्रमाण- पत्र और उसकी कोई प्रतियां, यदि कोई हो , मशीन द्वारा नंबर दिया जाएगा और उसे उसके धारक अथवा प्रमाण- पत्र की 
कार्बन प्रति पर उनके अभिकर्ता के हस्ताक्षर पर परिदान किया जाएगा , जो प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र पुस्तिका में 
अविकल बांधा हुआ , रखा जाएगा । 


फार्म घ का लोप किया जाएगा ; 


(vi) 


फार्म ज के लिए निम्नलिखित फार्म रखा जाएगा , अर्थात : 


संप्रतीक 


प्रारूप ज 


[ खंड 23(1) ( ख) देखें ] 
अमानक उर्वरकों के विक्रय के लिए अनुज्ञा 

प्रदान करने हेतु आवेदन 


सेवा में , 


अधिसूचित प्राधिकारी, 


राज्य .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1. 


आवेदक का पूरा नाम और पता 
उस उर्वरकों का नाम जिनमें आवेदक कारबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । 
आवेदक के पक्ष में दिए गए प्राधिकार पत्र की संख्या और तारीख । 


3. 


4 . (i) अधिसूचित उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित रिपोर्ट 


संलग्न - हां / नहीं 


( ii ) वह स्रोत जहां से उर्वरक आरंभत : क्रय किए गए थे और वह अवधि जिसके दौरान वे आवेदक द्वारा रखे गए हैं । 


मैं उर्वरकों का व्यवहार करने के लिए प्राधिकार पत्र , जो मझे पहले ही प्रदान किया जा चुका है, की एक प्रति संलग्न करता हं और मैंने 
अमानक उर्वरकों को विक्रय करने की अनुज्ञा के लिए विहित फीस जमा कर दी है । 


मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश , 1985 के खंड 23 के उपखंड ( क ) अपेक्षाओं का अनुपालन करूंगा । 


आवेदक का नाम और पता 
बड़े अक्षरों में : 


आवेदक का हस्ताक्षर : 


तारीख: 


स्थान: 


( vii ) फार्म झ के लिए निम्नलिखित फार्म रखा जाएगा , अर्थात : 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


संप्रतीक 


प्रारूप झ 


पुस्तक सं . ........ 


[खंड 23(1) ( ख) देखें 
....जारी करने की तारीख.......... 

वैधता .................................. तक 

अमानक उर्वरकों के विक्रय के लिए प्राधिकार 
का नीचे वर्णित अमानक उर्वरकों के विक्रय के लिए इसके अधीन दिए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते 


मैसर्स .. 
हुए अनुज्ञा दी जाती है - 


अमानक उर्वरकों का विशिष्टयां : 
1. उर्वरक का नाम 
2. अमानक उर्वरक की अवस्थिति का स्थान 
निबंधन और शर्ते 


1 . 


ऊपर वर्णित अमानक उर्वरकों का विक्रेता , उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 23 के उपखंड ( क ) के उपबंधों का अनुपालन 
करेगा । 
ऊपर वर्णित अमानक उर्वरक ....... 

रु . प्रति मीट्रिक टन से अधिक मूल्य पर विक्रय नहीं किए जाएंगे । 


2. 


तारीख 


अधिसूचित प्राधिकारी 


राज्य 


मुहर : 


( viii) फार्म एफ ब लिए निम्नलिखित फार्म रखा जाएगा , अर्थात : 


संप्रतीक 


प्रारूप ब 


खिंड 28(1) ( ख ) और 28(1) ( ख ख) देखें ] 
नमूना लिए गए उर्वरक /कार्बनिक उर्वरकों / जैव 
उर्वरकों की विशिष्टयां दर्शाने वाला प्रारूप 


व्यौहारी/ विनिर्माता/ आयातकर्ता का नाम और पता ............ 


1क. 


. . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


प्राधिकार पत्र संख्या....... 
नमूना लेने की तारीख... 
उन बोरियों के चिन्हों का ब्यौरा जिनसे नमूना लिया गया है 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


3. 


I. उर्वरक की किस्म और श्रेणी 


II. डीलर विनिर्माता / आयातकर्ता का नाम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


III. बैच सं . ( यदि लागू हो ) और विनिर्माण / आयात की तारीख 


IV. संरचना 


व्यौहारी/ विनिर्माता / आयातकर्ता /पूल हैंडलिंग अभिकरण द्वारा स्टाक की प्राप्ति की तारीख 


नमूने की कोड सं . 
लाट की स्टाक स्थिति 
उर्वरक की भौतिक दशा 
नमूने खुली बोरी से लिए गए या सिली बोरी से 
नमूने लेने वाले उर्वरक निरीक्षण का नाम और पता 


उर्वरक निरीक्षक के हस्ताक्षर और धातु मुहर की छाप 


व्यौहारी की रसीद 


यह प्रमाणित किया जाता है कि उर्वरक का नमूना उर्वरक (नियंत्रण ) आदेश, 1985 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मेरे कब्जे के स्टाक से 
लिया गया है और मैंने मोमी मुद्रा लगाने के समय परीक्षण नमूने पर हस्ताक्षर किए गए हैं । मैंने तैयार किए गए तीन परीक्षण नमूनों में से 
एक परीक्षण नमूना भी प्राप्त कर लिया है । 
उर्वरक निरीक्षक के 
हस्ताक्षर और मुहर 


व्यौहारी / विनिर्माता / आयातकर्ता | 


पूल हैंडलिंग अभिकरण के 

पते सहित हस्ताक्षर 


(ix) फार्म 1 का लोप किया जाएगा ; 


( x ) फार्म ट लिए निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत ; 


संप्रतीक 

प्रारूप ट 

[ खंड 30( 1) देखें ] 
विश्लेषण के लिए संलग्न उर्वरक / कार्बनिक उर्वरक / 

जैव उर्वरक नमूने का ज्ञापन 


प्रेषक 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


सेवा में 
प्रभारी, 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


उर्वरक/ कार्बनिक उर्वरक/ जैव उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण प्रयोगशाला 


नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार उर्वरक के नमूने विश्लेषण के लिए भेजे जाते हैं : 

1 . उर्वरक का प्रकार ग्रेड.. 
2. नमूना लेने की तारीख ..... 
3. उर्वरक की भौतिक दशा 
4. नमूने की कोड संख्या ........... 


विश्लेषण रिपोर्ट कृपया .......... 


... को भेजी जाए । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


उर्वरक निरीक्षक के हस्ताक्षर 

और धातु मुहर छाप 


स्थान: 


तारीख: 
(xi) 


फार्म ट1 का लोप किया जाएगा ; 


[ 1- 1/ 2014 - उर्व . विधि ] 
ई. रानी कुमुदिनी, संयुक्त सचिव ( आईएनएम ) 


टिप्पण : मूल आदेश को भारत के राजपत्र में तारीख 25 सितंबर, 1985 के सा . का . नि . संख्या 758 द्वारा प्रकाशित किया गया था और 

तारीख 25 नवंबर , 2014 , का . आ . संख्या 2969 ( अ ), द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था । 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

ORDER 

New Delhi, the 23rd December, 2014 
S .O . 3254 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 
( 10 of 1955 ) , the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order , 
1985, namely : 
1 . ( 1) This Order may be called the Fertiliser (Control) Fifth Amendment Order, 2014 . 

(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 


2 . In the Fertiliser (Control) Order, 1985 , (hereinafter referred as the principal Order ), 
(i) in sub - clause ( 2 ) of clause 14, in paragraph ( b), for the word and letter “ Form E ", the word and letter “ Form D " 
shall be substituted ; 


(ii ) in sub -clause ( 2 ) of clause 15 , for the word and letter “ Form G ” , the word and letter “ Form F ” shall be substituted ; 


(iii) in sub -clause 1 of clause 28 , 


( a) after paragraph (ba ); the following shall be inserted, namely, 

“ Provided that the inspector shall prepare the sampling details in duplicate in Form J and hand over one copy of 

the same to the dealer or his representative from whom the sample has been drawn;” ; 
(b ) after paragraph (bb ) ; the following shall be inserted , namely , — 

“ Provided that the inspector shall prepare the sampling details in duplicate in Form J and hand over one copy of 

the same to the dealer or his representative from whom the sample has been drawn;” ; 
(c ) after paragraph (bc ); the following shall be inserted namely , 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3( ii )] 


“ Provided that the inspector shall prepare the sampling details in duplicate in Form J and hand over one copy of 

the same to the dealer or his representative from whom the sample has been drawn ;” ; 
( iv) in sub -clause (1 ) of clause 30 , for the word , letter and figure “ Form K1” , the word and letter “ Form K ” shall be 
substituted . 


3 . In the principal order, 


(i) for Form A1, the following Form shall be substituted , namely : 


" EMBLEM 


FORM AI 


MEMORANDUM OF INTIMATION 

[See Clause 8(2 )] 


1. 


Details of the application : 
(a ) Name of the applicant 
(b ) Name of the concern 
( c) Postal address with telephone number 
Place of business (Please given full address) 


(i) 


For Sale 


For Storage 


Whether the application is for – 


Pool Handling Agency 


Manufacturer 
Wholesale Dealer 


Importer 
Retail Dealer 


[ Tick mark whichever is applicable ] 


Details of fertiliser and their source in Form O ’ * 


Name of fertiliser 


Whether certificate of source in Form 
“ O is attached 


(i) 
(ii ) 
( iii) 


Yes 
Yes 
Yes 


No 
No 
No 


[ Please tick mark whichever is applicable ] 

I have deposited the registration fee of Rs._ 
No . 

Dated 
Treasury 

Dated 
drawn on 

_ in favour of 
at 

_ towards registration fees . 


_ vide Challan 

_ _ in the Bank ) 
_ or enclose Demand Draft 
_ for Rs. 

_ payable 


No. 


Whether the intimation is for an authorization letter or a renewal thereof. (Note : In case the intimation is for 
renewal of authorization letter, the acknowledgement in Form A2 should be submitted for necessary 

endorsement thereon .) 
7 . Any other relevant information . 
I have read the terms and conditions of eligibility for submission of Memorandum of Intimation and undertake that the 
same will be complied by me and in token of the same. I have signed the same is enclosed herewith . 


Date : 


[ 911 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Place : 

Signature of applicant 
* Attach a separate sheet if the number exceeds three . 
Terms and Conditions of authorisation : 
( 1) I shall comply with the provisions of the Fertiliser (Control) Order, 1985 and the notification issued thereunder 

for the time being in force. 
( 2 ) I shall from time to time report to the Notified Authority and inform about change in the premises of sale depot 

and godowns attached to sale depot. 
I shall also submit in time all the returns as may be prescribed by the State Government. 
I shall not sell fertilisers for industrial use . 
I shall file a separate Memorandum of Intimation for, where the storage point is located outside the area 
jurisdiction of the Notified Authority where the sale depot is located . 
I shall file a separate Memorandum of Intimation for each place when the business of selling fertilisers is 
intended to be carried on at more than one place . 
I shall file separate Memorandum of Intimation if I carry on the business of fertilisers both as retail and 
wholesale dealer. 
I confirm that my previous certificate of Registration or Authorisation is not under Suspension or Cancellation 
or debarred from selling of fertilisers . 


DECLARATION 


I/we declare that the information given above is true to the best of my/our knowledge and belief and no part thereof is 
false or no material information has been concealed . 


Signature of the Applicant(s)””; 


Date : 
Place 


( ii ) for Form D , the following Form shall be substituted , namely : 


“ EMBLEM 

FORM D 

[ See Clause 14 ( 2 ), 14 ( 2 ) (b ) and 18 ( 1 ) ] 
FORM OF APPLICATION TO OBTAIN A CERTIFICATE OF MANUFACTURE OF 
PHYSICAL /GRANULATED /SPECIAL MIXTURE OFFERTILISER OR ORGANIC 
FERTILISER /BIOFERTILISER 
To 
The Registering Authority 
Place 
State of 


( 1 ) 
( 2 ) 


(3 ) 
(4 ) 


Full name and address of the applicant: 
Does applicant possess the qualification prescribed by the State Government under sub- clause ( 1 ) of clause 14 of 
the Fertiliser (Control) Order 1985 . 
Is the applicant a new comer ? (say ‘ Yes or No ) 
Situation of the applicant s premises where physical/granulated / special mixture of fertilisers/ organic 
fertiliser /biofertiliser will be prepared . 
Full particulars regarding specifications of the physical/ granulated /special mixture of fertilisers/ organic 
fertiliser/biofertiliser for which the certificate is required and the raw materials used in making the mixture . 
Full particulars of any other certificate ofmanufacture, if any, issued by any other Registering Authority ; 
How long has the applicant been carrying on the business of preparing physical/ granulated /special mixture of 
fertilisers/organic fertiliser/ iofertiliser/mixture ofmicronutrient fertilisers ? 
Quantities of each physical / granulated /special mixture of fertilisers/ mixture ofmicronutrient fertilisers / organic 
fertilisers/bio fertilisers (in tonnes ) in my/ our possession on the date of the application and held at different 
addresses noted against each ; 

If the applicant has been carrying on the business of preparing physical/granulated /special mixtures of 
fertilisers/mixture of micronutrient fertilisers/organic fertiliser /biofertiliser, give all particulars of such 
mixtures handled , the period and the place (s ) at which the mixing of fertilisers was done ; 


(i ) 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (ii)] 


(10 ) 


( ii ) Also give the quantities of physical/granulated / special mixture of fertiliser/ organic fertiliser/ biofertiliser 

handled during the past calendar year; 
If the application is for renewal, indicate briefly why the original certificate could not be acted on within the 
period of its validity . 
In case of special mixture of fertilisers 
Name and address of the person requiring the specialmixture of fertilisers ; 


(11) 


In 


( a ). 


Declaration 

I have deposited the prescribed registration certificate fee /renewal fee . 
I/we declare that the information given above is true and correct to the best ofmy/our knowledge and belief, and 
no part there is false . 
I/we have carefully read the terms and conditions of the certificate of manufacture given in Form F appended to 
the Fertiliser (Control) Order , 1985 and agree to abide by them . 
I/we declare that the physical/ granulated /special mixture of fertilisers/organic fertiliser/bio fertiliser for which 
certificate of manufacture is applied for shall be prepared by me/us or by a person having such qualifications as 
may be prescribed by the State Government from time to time or by any other person under my/our direction , 
supervision and control or under the direction , supervision and control or person having the said qualification . 
I/we declare that the requisite laboratory facility specified by the Controller , under this Order is possessed by 
me/us. 
In case of special mixture of fertilisers : 
I am enclosing an attested copy of the requisition made by the purchaser of the special mixture of fertilisers; 


Name and address of applicant 
in block letters : 


Date : 
Place : 


Signature of applicant(s )” ; 


(iii) Form E shall be omitted ; 
(iv ) for Form F , the following Form shall be substituted , namely : 


“ EMBLEM 

FORMF 
[See clause 15 (2 ) and 18 (2 )] 


Book No . 


Certificate No. 
Date of issue 

Valid upto _ 


CERTIFICATE OF MANUFACTURE IN RESPECT OF PHYSICAL /GRANULATED /SPECIAL 

MIXTURE/ORGANIC FERTILISER / BIOFERTILISER 


(Name ofManufacture ) is hereby given the certificate for manufacture of physical/ 
granulated /special mixture of fertilizers/ organic fertilizer/biofertiliser specified below subject to the terms and conditions 
of this certificate and to the provisions of the Fertiliser (Control) Order, 1985. 


Full particulars of the granulated / 
physical /special mixture of fertilizers/ 
organic fertilizer /biofertiliser 


Full address of the premises where the mixture 
of fertilizer or mixture of micronutrient fertilizers , 
organic fertilizer/biofertiliser will be made 


Date 


Registering authority 


Seal: 


State 


Renewed up to 


Registering authority 


Seal: 


State : 


[ 911 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


Terms and conditions of this certificate : 
(1) The holder of this certificate shall display the original thereof in a conspicuous place open to the public in a part 

of the principal s premises in which business of making the physical/ granulated /special mixture of 
fertilizers/organic fertilizer/biofertiliser is carried on and also a copy of such certificate in similar manner in 
every other premises in which that business is carried on . The required number of copies of the certificate shall 

be obtained on payment of the fee thereof. 
( 2 ) The holder of this certificate shall not keep in the premises in which he carried on the business of making 

physical/ granulated /special mixture of fertilizers/organic fertilizer/biofertiliser in respect of which a certificate 

of registration has not been obtained under the Fertiliser (Control) Order , 1985 . 
( 3 ) The holder of the certificate shall comply with the provisions of the Fertiliser (Control) Order, 1985 and the 

notification order and direction , issued there under for the time being in force . 
The holder of the certificate shall report forth with to the Registering authority any change in the premises 
specified in the certificate or any new premises in which he carried on the business of making physical 
Igranulated /special mixture of fertilizers/organic fertilizer /biofertiliser and shall produce before the authority 

the original certificate and copies thereof so that necessary correction may be made therein by that authority . 
(5 ) The holder of this certificate shall ensure that the physical/ granulated /special mixture of fertilizers/organic 

fertilizer/biofertiliser in respect of which a certificate of registration has been obtained in prepared by him or by 
a person having such qualifications as may be prescribed by the State Government, from time to time or by any 
other person under the direction , supervision land control of the holder or the person having the said 

qualifications . 
(6 ) The certificate and copies thereof, if any , will be machine numbered and delivered against the signature of the 

holder thereof or his agent on the carbon copy of the certificate which will be kept intact bound in the 
“ Certificate Book ” by each Registering Authority .” ; 


( 4 ) 


(v ) Form G shall be omitted ; 
( vi) for Form H , the following Form shall be substituted , namely : 


“ EMBLEM 


FORM H 

[See Clause 23( 1)(b )] 
APPLICATION FOR GRANT OF PERMISSION TO SELL NON -STANDARD FERTILISERS 


To, 
The Notified Authority 
State of 


(1) 


D 


C 


Full name and address of the applicant: 
The name of fertilisers in which the applicant has been authorized to carry on business : 
Number and date of authorisation letter granted in favour of the applicant : 

Analysis Report by notified fertiliser control laboratory attached - Yes/No 

The source from which the fertilisers were originally purchased and the period during which they have 
been held by the applicant. 


+ 


I enclose a copy of the authorisation letter for dealing in fertilisers already granted to me and I have deposited the 
prescribed fee for permission to sell non -standard fertilisers. 


I certify, that I will comply with the requirements of sub -clause (a ) of clause 23 of the Fertiliser (Control) Order, 1985. 


Signature of the applicant” ; 


Name and address of applicant in block letters 
Date: 

Place : 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


(vii ) for Form I, the following Form shall be substituted namely , 

EMBLEM 

FORM ‘ I 

[See Clause 23( 1 )(b )] 
Book No. 


Date of issue 
Valid up to 


AUTHORISATION FOR THE SALE OF 

NON -STANDARD FERTILISERS 
M / s. 

_ is/are hereby permitted to sell the non - standard fertilisers described below subject 
to the terms and conditions noted hereunder . 
Particulars of non -standard fertiliser 
( 1) Name of the fertiliser : 
(2 ) Place of location of the non -standard fertiliser. 


Terms and conditions: 
( 1) The seller of the non - standard fertiliser described above shall comply with the provisions of sub - clause ( a ) of Clause 

23 of the Fertiliser (Control) Order, 1985 . 
( 2 ) The non -standard fertilisers described above shall be sold at a price not exceeding Rs. 

_ per metric tonne . 


Date : 


Notified Authority 
State of ” ; 


Seal: 


( viii) for Form J, the following Form shall be substituted , namely : 

“ EMBLEM 

FORM J 
[See clause 28 ( 1) (b ) and 28 (1) (bb) ] 


FORM INDICATING PARTICULARS OF FERTILISERS/ORGANIC FERTILISERS/BIO - FERTILSIERS SAMPLED 


( 1 ) Name and address of dealer/manufacturer/importer 
( 1A ) Letter of authorisation number 
( 2 ) Date of sampling 
( 3 ) Details of markings on bags from where sample has been taken : 

(i) Type and grade of fertilizer 
( ii) Name of dealer/manufacturer /importer 
( iii) Batch No. (if applicable ) and date of manufacture /import 

(iv ) Composition 
(4 ) Date of receipt of the stock by the dealer /manufacture/importer/pool handling agency . 
(5 ) Code No. of sample 
(6 ) Stock position of the lot 
( 7) Physical condition of fertilizer 
(8 ) Where samples drawn from open bags or stitched bags 
( 9 ) Name & Address of Fertiliser Inspector drawing sample 


Signature & Metallic Seal 
Impression of Fert. Inspector 


Receipt of the dealer 


Certified that the sample of fertilizer has been drawn in accordance with the procedure laid down in the Fertilizer 
(control) Order , 1985 from the stock of my possession and I have signed the test samples in the time of wax sealing . I 
have also received one test sample out of the three test samples prepared . 


Signature & Seal of 
Fertiliser Inspector 


Signature of dealer/ 
Manufacturer/importer/Pool handling agency 
with address” ; 


[ 911 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ix ) Form J1 shall be omitted ; 
( x ) for Form K , the following Form shall be substituted , namely : 


“ EMBLEM 

FORM K 
[ See clause 30 ( 1 )] 


MEMORANDUM TO ACCOMPANY FERTILISER /ORGANIC FERTILISER /BIO - FERTILISER SAMPLE FOR 

ANALYSIS 


No. 


From 


To 


Incharge 
Fertiliser/ Organic Fertiliser/Bio - fertiliser Quality Control Laboratory 


The fertilizer samples as per details given below are sent for analysis: 

(1 ) Type of the fertilizer, Grade 
(2 ) Date of sampling _ 
(3) Physical condition of fertilizer 
(4 ) Code number of sample 


2 . The analysis reportmay please be forwarded to _ 


Signature & Metallic Sea 1 
Impression of Fert . Inspector” ; 


Place : 


Date : 


(xi) Form K1 shall be omitted . 


[ 1- 1/2014 - Fert law ] 
I.RANI KUMUDINI, Jt . Secy . (INM ) 


Foot Note : The Principal Order, 1985 was published in the Gazette of India vide number G .S . R 758 ( E ), dated 

25th September, 1985 and last amended vide number S .O 2969 (E ), dated 25th November, 2014 . 


Printed by theManager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


